सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 64 


6 पौष, 1938 ( २० ) 
राँची, मंगलवार , - 

27 दिसम्बर , 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
25 नवम्बर , 2016 


संख्या -1/ प्रशि०-903/ 2012 का०- 9997 -- संयुक्त सचिव , महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश सिंह, भा . प्र. से. ( झाः2007) के Mid Career Training 
Programme , Phase-III में भाग लेने के फलस्वरूप उनके अनुपस्थिति की अवधि में श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह , 
भा. प्र. से. ( झाः2002 ), निदेशक, समाज कल्याण , झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ विशेष सचिव , महिला, बाल 
विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 64-- 50 


